निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 304 ) 


10 आषाढ़ 1931 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 1 जुलाई 2009 


गन्ना उद्योग विभाग 


अधिसूचनाएं 

29 जून 2009 
एस0 ओ0 122, दिनांक 1 जुलाई 2009 — बिहार ईख ( आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन ) अधिनियम 1981 
की धारा 48 की उप धारा (i) (संशोधित 1993 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग 
द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या - एस. ओ . संख्या - 12, दिनांक 17 मार्च 2004 में आंशिक संशोधन करते हुए पेराई सत्र 
2007 - 08 एवं 2008 - 09 के लिए मात्र कारखाने के प्रत्येक दखलकार द्वारा या उनके निमित की गई ईख की खरीद 
पर भुगतेय क्षेत्रीय विकास परिषद कमीशन की राशि को आपूर्तिकर्ता को वास्तविक रूप से प्रति क्विंटल भुगतान की 
गई ईख की कीमत का 1.80 प्रतिशत की दर को घटाकर उसे 0.75 प्रतिशत की दर से निर्धारित करती है और 
विहित रीति से इसके भुगतान का आदेश देती है । पेराई सत्र 2008 - 09 के उपरान्त पुन: एस. ओ. संख्या - 12, 
दिनांक 17 मार्च 2004 में निर्धारित ईख मूल्य की दर का 1.80 प्रतिशत क्षेत्रीय विकास परिषद कमीशन के रूप में 
भुगतान का प्रावधान लागू रहेगा । 
यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी । 

( सं0 बि . ऊ . - 11 - 05 / 2008 - 1022 ) 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मृत्युंजय कुमार, 
सरकार के अवर सचिव । 


29 जून 2009 
एस0 ओ0 123 — एस0 ओ0 122 , दिनांक 1 जुलाई 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद 
बिहार राज्यपाल के अधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 
( 3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका अधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 बि . ऊ . - 11 - 05 / 2008 - 1022 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

मृत्युंजय कुमार , 
सरकार के अवर सचिव । 


Par JHT ( 37HTETUT ), 1 Jars 2009 

The 29th June 2009 
S . O . 122 , dated 1st July 2009 — In exercise of power conferred by sub - section (i) 
of section 48 of the Bihar Sugarcane (Regulation of Supply & Purchase ) Act 1981, 
(amended 1993 ) the State Government has decided to partially ammend the notification 
S . O . No .- 12 dated 17 th March 2004 , issued by this Department and reduce the amount of 
commission payable to Zonal Development Councils payable for the season 2007 -08 and 
2008 -09 only from 1 .80 % of cane price paid by the occupier of the sugar factory or any 
person acting on his behalf and fix it to 0 . 75 % of the cane price per quintal, and instruct 
the occupiers of sugar factories to accordingly pay it in the prescribed manner. The Zonal 
Development Commission as per the provisions in S . O .No. 12 , dated 17th March 2004 , 
fixed at 1. 80 % of cane price will continue to be paid after the crushing season 2008 -09. 
This notification shall come in to force at once . 

( to fl. 35 . - 11 - 05 / 2008 - 1022 ) 
By order of the Governor of Bihar , 
MRITUNJAY KUMAR , 

Under Secretary. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JGTC (3THEIRUT) 304 - 571+ 500 - socotoj 

Website : http :// egazette.bih .nic . in 


